निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 867 ) 


25 आश्विन 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 17 अक्तूबर 2014 


कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना 


आदेश 

10 अक्तूबर 2014 
सं. 07 / नि . (विधि - 12) विविध - 82 / 2014 - 5825 — बिहार को - ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट , 1935 की 
धारा - 6(4 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं , हुकुम सिंह मीना, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ, बिहार स्तम्भ - 2 
में अंकित पदाधिकारी को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ - 3 में वर्णित शक्तियाँ, स्तम्भ - 4 में वर्णित शक्ति सीमा के अधीन 
उक्त अधिनियम एव बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार , सहकारी सोसाइटिया, बिहार की 
शक्ति प्रत्यायोजित करता हूँ : 
| क्र . पदाधिकारी का नाम एवं 

शक्ति 

शक्ति सीमा 
पदनाम 

2 
श्री दिवेश सेहरा, भा . प्र. से., बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1935 सम्पूर्ण बिहार की सभी प्रकार 
अपर निबंधक , सहयोग की धारा - 56 को छोड़कर और तत्संबंधी की सहकारी सोसाइटी के 
समितियाँ, बिहार, पटना बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 संदर्भ में । 

में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी की सभी 
शक्तियाँ । 


____ 4 


आदेश से , 
हुकुम सिंह मीना, 
निबंधक, सहयोग समितियाँ । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 867 -571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


